ARMA 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र , 1940 ( श० ) 
13 अप्रैल, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 430 राँची, शुक्रवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
9 अप्रैल , 2018 ई० । 


संख्या- 13/ पी०- 8003/ 2013- 2046/ सी० -- श्री नीरज सिन्हा, भा०पु०से० ( 1987 ), 
अपर पुलिस महानिदेशक , संचार एवं तकनीकी सेवाए , झारखण्ड, राची को पुलिस 
महानिदेशक ( अपुनरीक्षित वेतनमान् रू० 75 , 000- 80 , 000 ) की कोटि मे प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाए, झारखण्ड , 
राची के पद को उत्क्रमित कर पुलिस महानिदेशक , संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थपित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 13 अप्रैल , 2018 
2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन ) नियमावली 1954 के नियम-9 के आलोक में 
स्थिति एवं उत्तरदायित्व हेतु पुलिस महानिदेशक , संचार एवं तकनीकी सेवाए , 
झारखण्ड, राँची के पद को श्री सिन्हा द्वारा धारित किये जाने की तिथि से भा०पु०से० 


के पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समतुल्य घोषित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


गणेश कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 430 -- 50 


